निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 422 ) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

4 अक्तूबर 2018 
सं० नि०को० - 3/ 2018 - 5650/वि०स० - बिहार विधान सभा सचिवालय ( भरती और सेवा शर्ते) नियमावली , 2018 
के नियम 8 ( ख ) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में समूह - ख एवं समूह - ग के विभिन्न कोटि के 
पदों पर भरती की पद्धति/ पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम , विषय , परीक्षा का आकार , अंक एवं परीक्षाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीय स्तर 
की मान्यता प्राप्त अभिकरण ( एजेन्सी )/ संस्था आदि के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं : 
बिहार विधान सभा सचिवालय ( सीधी भरती की पद्धतियाँ ) आदेश , 2018 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय ( सीधी भरती की पद्धतियाँ ) 

आदेश , 2018 कही जा सकेगी । 
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह - ख एवं समूह - ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भरती हेतु 
पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट में वर्णित है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 422-571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


